Thil 


. 


. 


... 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

21 आश्विन 1936 ( श० ) 
संख्या 510 राँची , सोमवार 

13 अक्टूबर , 2014 ( ई० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
9 सितम्बर , 2014 


संख्या- 14 / भा0स0प0- 17-14 / 2003 का. 9100-- माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा 
कुमारी माधुरी पाटिल एवं अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त , जनजातीय विकास परिषद , एस0 एल0 पी0 
( सिविल) सं0-1476703 / 93 के मामले में पारित निर्णयादेश के आलोक में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार 
तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या - 7/ भा.स.प.- 17- 014 / 2003 का. 3630 दिनांक 
8 जुलाई, 2014 द्वारा गठित छानबीन समिति को पुर्नगठित करते हुए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित 
जनजाति के मामले में विशेषज्ञता रखने वाले श्री प्रेमचंद मुर्मू, पिता - स्व0 सुखदेव मांझी (मुर्मू), E-1, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 13 अक्टूबर , 2014 
तारिणी अर्पाटमेन्ट, किलबर्न कॉलोनी, हिनू- 834002 को सदस्य के रुप में एतद् द्वारा मनोनीत किया 


जाता है । 


अधिसूचना संख्या 3630 दिनांक 8 जुलाई , 2004 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा तथा 
अधिसूचना की अन्य शर्ते यथावत रहेगी। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रमोद कुमार तिवारी, 


सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 510 - 50 | 


